निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 865 ) पटना , बुधवार , 19 सितम्बर 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

15 सितम्बर 2018 
सं० 1 / मु० - 1011 / 2018 - सा0प्र0 - 12445 - श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0 ( बी एचः1996) को 
शिक्षा विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या - 09 / बि०वि०प०स० - 30 / 2007 - 442 दिनांक 25 .09 . 
2017 द्वारा अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद पर किये गये पदस्थापन की अवधि को परिगणित 
करते हुए श्री आनन्द किशोर का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , 
पटना की अधिसूचना संख्या - 11545 दिनांक 28 .08. 2018 द्वारा किये गये पदस्थापन को तद्नुसार संशोधित 
किया जाता है । 

2. श्री आनन्द किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का उपर्युक्त पदस्थापन बिहार 
विद्यालय परीक्षा समिति ( संशोधन) अधिनियम, 1959 (बिहार एक्ट – || 1960 ) की धारा - 4 की उप धारा - ( 1) , 
( 2 ) एवं ( 4 ) के तहत पूर्णकालिक होगा और दिनांक 25 .09. 2017 से अगले तीन वर्षों अथवा राज्य सरकार के 
अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 865 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


